निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 782 ) 


12 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, शुक्रवार, 4 अक्तूबर 2013 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

26 सितम्बर 2013 
सं0 3 / मु० फ्रैंकिंग बिक्री - 35 / 2009 - 2910 — न्यायालय शुल्क, 1870 ( सं0 VII, 1870 ) की धारा - 27 एवं 
धारा - 34 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के न्यायालयों एवं कार्यालयों में फैकिंग 
मशीन के माध्यम से फीस के भुगतान को विनियमित करने के लिए बनायी गयी बिहार न्यायालय फीस (फैकिंग मशीन 
द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) ( संशोधन) नियमावली, 2008 के नियम 2 में एक निम्नलिखित परन्तुक तुरंत के प्रभाव से 
जोड़ते है : 

" परन्तु विभाग में गठित राज्यस्तरीय सोसाईटी Bihar Society for Computerized Registration 
( BISCORE) " एवं जिलास्तरीय सोसाईटी District Society for Computerized Registration 
( DISCORE) " किसी बाह्य एजेन्सी के माध्यम से माननीय पटना उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी न्यायालय 
परिसरों में कोर्ट फी स्टाम्प की बिक्री फ्रैंकिंग मशीन से करा सकती है " | 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक, 

सरकार के सचिव । 
The 26th September 2013 
No. 3/Mu Franking Sale -35 /2009 - 2910 — In exercise of the powers conferred under 
section - 27 and Section -34 of the Court Fees Act, 1870 (NO. VII of 1870 ), The Governor of 


Jovern 


PER JGIC (31HTETPUT), 4 37 al 2013 
Bihar is pleased to add the following proviso in the Rule - 2 of the Bihar Court Fee ( Sale of 
Stamps by Franking Machine) Rules , 2008, framed to regulate the payment of court fees 
through Franking Machine in the courts and offices of the State with immediate affect: 

" Provided that the State level Society " Bihar Society for computerized Registration 
(BISCORE)" & District level Society District Society for Computerized (DISCORE)" 
constituted in the Department may cause to vend the Court Fees Stamp by Franking 
machine in all the Court premises including the Patna High Court through any outsourced 


agency " . 


By order of the Governor of Bihar , 

SANDEEP POANDRIK , 
Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( HHTEIRUT ) 782 - 571+ 500 - octouto | 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


